REGISTERED No. D . 221 


The Gazette 


of 


India 


सत्यमेव जय 
EXTRAORDINARY 

PART I - Section 1 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


No . 13 ] 


NEW DELHI, SUNDAY, JANUARY 26 , 1964) MAGHA 6 , 1885 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATIONS 

New Delhi, the 26th January 1964 
No. 31/ 11 /63- Ad. III- B . — The President is pleased , on the occasion of Republic 
Day, 1964 , to award an Appreciation Certificate for specially distinguished record 
of service to : 
Shri Eric Herbert Henderson , Additional Chief Inspector (Retired ), Custom 

House , Calcutta . 
2 . This award is made under clause ( a ) (ii) of para l of the scheine governing 
the grant of uwards to thc officers and stall of the Customs, Central Excise and 
Land Customs Departments , published in Part I, Section 1 of the Gazette of India 
Extra -orailary Notification No. 12 / 139 / 59- Ad. III- B , dated the 5th November, 1962, 

No. 31 / 11 /63 -Ad.II- B - The President is pleased , on the occasion of Republic 
Day, 1964, to award an Appreciation Certificate to the ul.dermentioned officer 
of the Collectorate of Central Excise , West Bengal, Calcutta for exceptionally 
meritorious service rendered when undertaking a task even at the risk of bla 
life : - 


Name of the officer and tank 
Late Shri Keshab Lal Ghose , Sepoy 

(POSTHUMOUS) 

Statement of services for which the certificate is awarded 
A preventive party , including Shri Ghose , intercepted on the night of 12th 
September 1963 at about 3 - 30 AM , near Dignagar , a lorry suspccted to be carrying 
contraband goods. Shri Ghose was assigned the duty of stopping other suspected 
vehicles which might approach . He was standing in front of the Customs vehicle 
to perform this duty . A suspected lorry was seen approaching at high speed and 
tried to avoid checking by defying the signal to stop which was given by Shri 
Ghose . In the attempt to avoid being brought to a halt the lorry crashed into the 
Customs vehicle , killing Shri Ghose on the spot. Thus, Shri Ghose laid down his 
life in the performance of his duty . 

2 . The award is made under cause ( a ) ( 1) of para 1 of the scheme governing 
the grant of awards to the officers and staff of the Customs, Central Excise and 
Land Customs Departments published in Part I , Scr ion 1 of the Gazette of India 
Extraordinary Notifcation No . 12 / 139 /59- Ad . III - B dated the 5th November , 1962 


( 29 ) 


30 


THE GAZE ITE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[ PART I - Swo, 11 


and consequently carries with the monetary allowance admissible to his widow 
under clause (b ) abid Rs. 10 / - p .m . for a period of ten years from 12th September 
1903 to 11th September 1973, 


No. 81 / 11 / 63 -Ad. II - B .--- The President is pleased , on the occasion of Republic 
Day, 1964, to awurd an Appreciatio . Certificate to the undermentioned otticer 
of the Collectorate of Central Exciso , West Bengal, Calcutta for exceptionally 
meritorious service rendered when undertaking a task even at the risk of his 


Name of the officer and rank 


Late Shri Dhirendra Nath Sarkar , Sepoy . 


( POSTHUMOUS ) 


Statement of services for which the certificate is awurded : 


On 18th October , 1902, a preventive party including Shri Sarkar , was posted 
on duty on Taki Road , about twenty - five miles from Calcutta , to spot and seizo 
o car suspected of carrying contraband goods . The party observed tae car moving 
at high speed and tried to block it by piacluy a bullock cart across the road , The 
driver of the suspected car , nowever , dashed against the cart resulting in the 
death of Shri Sarkar on the spot. Thus, Shri Sarkar laid down his life in the 
performance of his duty . 


2 . The award is made under clause ( a ) ( 1) of para 1 of the scheme governing 
the grant of awards to the officers and start of the Customs, Central Excise and 
Land Customs Departments published in Part I, Section 1 of the Gazette of India 
Extraordinary Notification No . 12 / 139 / 59 - Ad . III - B dated the 5th November , 1902 
and consequently carries with the inonetary allowance admissible to his widow 
under clause ( b ) zbid wis, 10 / - p .n . for the period from 5th November , 1982, to 
15th October, 1972. 


No. 31/ 11 / 63 - Ad . III - B . - The President is pleased , on the occasion of Republic 
Day , 1964 , to award an Appreciation Certiiicate to the undermentioned officer 
of the Collectorate of Central Excise , Madras , for exceptionally meritorious servico 
rendered when undertaking a task even at the risk of his lil e : - 


Name of the officer and runk 
Shri K . Acouiha Menon , Inspector of Central Excise. 
Statement of services for which the certificate has been awarded 


While attached to the Collectorate Headquarters Customs Preventive Unit, 
Shri K , Achutha Menon was, on 1st March , 1963, on the look out for some motor 
vehicles suspected to be transporting contraband goods . He was in a Government 
vehicle , which he was himselt driving. He noticed a suspected car moving at 
high speed towards Madras . He gave chase to it and tried to close up with it 
thrice , but each time, the driver managed to escape detention . Ultimately , Shri 
Menon overtook the sustited vehicle and forced it to a halt by cutting in when 
the car was negotiating a bend on the highway over a railway bridge . This daring 
act , performed even at the risk of his lite , resulted in the seizure of the vehicle 
and contraband goods valued at Rs. 71,000 / -. 


2 . The award is made under clause ( a ) ( i) of part 1 of the scheme governing 
the grant of awards to the officers and start of the Customs, Central Excise and 
Land Customs Departments published in Part I , Section 1 of the Gazette of India 
Extraordinary Notification No . 13 / 139 / 59- Ad . III - B dated the 5th November, 1962 
and consequently carries with it the monetary allowance admissible under clause 
(b ) Ibid @ Rs. 25 / - p . m . for a period of five years from 1st March , 1963 to 29th Feb 
ruary , 1968, 


( PART I – Sv . 1] 


THE CAZRTTI OF INDIA EXTRAORDINARY 


31 


No. 81 / 11 / 63 - Ad . III - B . -- The Presivient is plcased , on the occasion of Repubilo 
Day , 1964 , to award an Appreciation Certificate to the undermentioned officer 
of the Custom House, Bombay for exceptionally meritorious service rendered when 
undertaking a task even at the risk of his life : - 

Name of the officer and rank 
Shri Bapu Laxman , Sepoy . 

Statement of services for which the certificate is awarded 
Shri Bapu Laxman has been responsible for eflecting a large number of gold , 
cuirercy and opium scizures worth several lakhs of rurees even at risk to his lito , 
He has been instrumental in apprehending even Government oficials , such a 
Police Constables. Customs Sepoys , Preventive Inspectors , engaged in illegal 
activities. On 7th February , 1963, he apprehended a Police Constable carrying 
watches valued at R9 46 ,620 / - which were concealed in a cloth belt tied round 
his waist . 

2 . The award is made under clause ( a ) ( 1 ) of para l of the scheme governing 
the grant of awards to the officers and start of the Customs, Central Excise and 
Land Customs Departments published in Part I , Section 1 of the Gazette of Indig 
Extraordinary Notification No. 12 / 139 / 59 - A I. III - B dated the 5th November, 1962 
and consequently carries with it the monetary allowance admissible under clauso 
(b ) ibid @ Rs. 10 / - p .m . for a period of Ave years from 7th February, 1983 to 6th 
Teburary, 1968 . 


No . 31 / 11 / 83- Ad . III - B .- - The President is pleaged , on the occasion of Republle 
Day , 1964, to award an Appreciation Certificate to the undermentioned ofcer 
of the Collectorate of Central Excise , Poona, for exceptionally meritorious service 
randored when undertaking a task even at the risk of his life : 

Name of the officer and rank 

Pandit Bhimrao Chipalkatti, Deputy Superintendent of Contrai 

Excise . 
Statement of services for which the certificate has been awarded 
Shri Chipalkatti has been responsible for effecting a large number of selzuros 
during his career . He has cxhibited extraordinary courage in detecting the acti 
vities of notorious smugglers of gold . In 1961, he conducted detailed investigations 
in a case of gold smuggling and successfully conducted the prosecution of the 
offenders despite the latter s attempts to dissuarla him by tempting him with 
illegal gratification of Rs. 25 , 000 / - and also hy threatening him with dire conse 
quences , if he persisted in carrying out his duty . In fact, on the sucressful con 
clusion of the prosecution case , an attrmpt was actually made on his life but duo 
to precautions taken by the authorities , the attempt was frustrated . During the 
period from 7th May , 1983, to 30th October, 1943, he effected seizure of about 
90 , 000 grams of gold and in these cases alsn , ha exhihited exemplary courage. 

2 . The award is made under clause (a ) (I) of para l of the scheme governing 
the grant of awards to the officers and staff of the Customs, Central Excise and 
Land Customs Departments published in Part I. Section 1 of the Gazette of India 
Extraordinary Notification No 12 / 139 / 5 .9 - A a III - B dated the 5th November , 1902. 

Shri Chipalkatti is not eligible for any monetary allowance under clause (b ) 
of the scheme, on account of his rank . 


No . 81 / 11 /63 -Ad.III - B .--- The President is plcased, on the occasion of Republic 
Day , 1964, to award an Appreciation Certificate to the undermentioned ofncer 
of the Collectorate of Central Excise , Madras , for exceptionally meritorious service 
rendered when undertaking a task even at the risk of his life : 

Name of the oficer and tank 
Shri M . Muthuraman , Sub -Inspector of Central Excise. 

Statement of services for which the certificate is awarded 
On 14th March , 1963, Shri Muthuraman , while attached to the Customs Mobile 
Party , Tindivanam , was interrogating the occupants of a suspected car, when 
another car suddenly mished past without stopping despite the Customs Pakky s 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


PART I - Sr0, 1 ] 


Bignals . Thereupon , Shri Muthuraman immerllately gave chase in the Arst men 
tioned car, which he himself drove . After hot pursuit for ten inlles, he overtook 
the second car and recovered therefrom contraband goods valued at Rs. 35 , 000 / 
Thereafter, he proceeded towards Tindlvanam to intercept other cars reported to 
be moving with contraband goods from that direction . Shortly , thereafter , he 
came across a saloon car moving at a high speert . With exemplary courage, he 
headed straight for this car , thus forcing it to stop . This act of daring , performed 
even at grave risk to his lite, resulted in a further seizure of contraband goods 
valued at Rs. 24 ,000 / - Thus, he effected three seizures valued at Rs. 81,000 / - on 
the same day , 

2 . The award is made under clause ( a ) ( 1) of para 1 of the scheme governing 
the grant of awards to the officers and staff of the Customs, Central Fxcise and 
Land Customs Departments published in Part I. Section 1 of the Gazette of India 
Extraordinary Notification No 12 / 139 / 59 -Ad IIJ - R dated the 5th November , 1982 
and consequently carries with it the monetary allowance admissible under clause 
(b ) ibid @ Rs. 20 p . m . for a period of five years from 14th March , 1963 to 13th 
March , 1968. 

No . 31 / 11 / 88 -Ad III - B The President is pleased , on the occasion of Republic 
Day, 1984 , to award an Appreciation Certificate to the undermentior nd officer 
of the Custom House , Madras, for exceptionally meritorious service rendered whan 
undertaking a task even at the risk of his life :-- - 

Name of the officer and rank 
Shri I,. Balasubramanian , Preventive Omcer, Grade II . 

Statement of services for which the certificate is aurided 
On 28th September, 1963, after a great deal of preliminary work and assiduous 
planning Shri L . Balasubramanian succeeded in effecting seizure of gold worth 
Rs. 9 lakhs. concealed in a room in a hotel in Madras City , Thereafter with the 
help of other officers , he comhed the city throughout the night for the car in 
which the gold was reported to have been smuggled and Anally traced and seized 
it at 8 AM , on 28th September , 1963. From his equiries , he had gatherer that the 
driver of the car was staying in the hote ), from which the gold had been seized . 
Shri Balasubramanian proceeded to arrest him . The driver offered resistance, bit 
the officer s hand and took out a knite to attack him . Although bleerling from 
the hite and exposed to grave personal danger , the officer grappled with the 
driver , overpowered him and took him into custody Subsequently , Shri Bala 
aubramanian pursued the case without respite and was successful in getting all 
the other concerned persons also arrested . 

2 . The Award is made under pause ( A ) ( 1) of para 1 of the scheme governing 
the grant of awards to the Omrers and staff of the Customs, Central Ferise and 
Tand Customs Departments published in Part I Section 1 of the Gazett . of India 
Extraordinary Notification No 12 / 139 / 59- 4d . ITT - B rated the 5th Nover her , 1962 
And consequently carries with it the monetary allowance admissible under clause 
(b ) ibid @ As, 20 / - p . m . for a period of five years from 29th September, 1963 to 
28th September , 1968 


No. 91/ 11 / A3 - Ad III - B . - Thn President is pleased, on the occasion of Republic 
Dav , 1984 , to awnd on Appreciation Certifcate to the undermentioned officer 
of the Collectorate of Customs and Central Excise , Pondicherry -- - 

Name of the officer and rank 
Shri S G Kolandai, Inspector of Central Excise. 

Statement of setrices for which the certificate is awarded 
He has shown extra - ordinary courage in affecting a numher of seizures. He 
has been responsible for curling the antivities of notorious smugglers in the 
territory of Karikal and in this task he has exhibited remarkable courage On 
2012 Novemher 1981, he effected the higgest gold haul on the South Eastom Coast 
volued at Rs. 2 ,37, 5001. with great holdness and without any considerating for his 
personal safety . 


2 . The award is made under c ) Auce (Al( 1) of para l of the scheme mnverning 
the grant of awards to the officers and start of the Customs, Central Evrise and 
Land Customs Departments puzhigher in Part I Sertion i of the Gazette of India 
Extraordinary Not Acation No 12 / 139 59 A III- B dated the 5th November, 1962 


[ PART 1 - 4 , 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


93 


and congoquently carries with it the monetary allowance admissibl« under claufa 
( b ) bid @ Rs. 28 / - prn for the period from 5th November , 1982 to 10th 
November , 1966 . 

B . N . BANBRJI, Addl. fooy . 


मित मंत्रालय 
( राजस्य विभाग ) 

अधिसूचनायें 
नई दिल्ली , 26 जनवरी, 1964 


सं0 31 / 11/ 63-- ऐडी - 3 बी -- - गणपत्र दिवस 1961 के अवसर पर राष्ट्रपति , निम्न णित 
पदाधिकारी को विशेषतः विशिष्ट सेवा - वृत्त के लिये सहर्ष प्रश : प्रमाणपत्र प्रदान करते है : --- 

श्री ऐरिक हरबर्ट हेन्डरसन् , 
अतिरिक्त मुख्य निरीक्षक ( मेवा निवृत्त ) 

कस्टम हाउस , कनकना । 


2. यह पुरस्कार मीमाशुल्क , केन्द्रीय उत्पादन शुल्क न स्थान सीमा शुल्क के विभागों के पदा 
धिकारियों और कर्मचारियों को पुररकार दिये जाने वाली योजना की कंष्टिका 1 के खंड ( क ) ( i ) 
के अन्तर्गत दिया जाता है । यह योजना भारत के गजट असाधा ग के ग I खड 1 में अधिसूचना 
सं . 12 /139/ 59- ऐडी - 3 बी दिनाक 5 नवम्बर, 1962 के रूप में प्रकाशित हई थी । 


सं . 31 / 11 / 63 - ऐडी -- 3 बी - - गणतंत्र दिवस 1961 के अवसर प राष्ट्रपति , केन्द्रीय 
उत्पादन शुल्क समाहर्तालय , पश्चिम बगाल , वनकत्ता के निमः गित पदाधिकारी को अपने जीवन 
के जोखम पर भी कार्य करते समय की गयी साधारण प्रशस्त पवा के लिए सहा प्रशसा प्रमाण-पत्र 
प्रधान करते है :-- - 


पदाधिकारी का नाम और पर 


स्वर्गीय श्री केशव लाल भोप , 

लिही 
( मरणोपरान्त ) 


जिन सेवाओं के लिये प्रमाण पत्र दिया गया है उनका विवरण 


12 - 9 - 196 3 की गत को लगभग 3 . 30 बजे दिग गर के निकट एक निरोधक दल ने . 
जिसमें श्री घोष भी शामिल थे, संदिग्ध अवैध मान ले जाने .. ल एक लारी को बीच में ही रोक 
दिया । श्री घोष को आने वाली अन्य मदिग्ध गाड़ियों को रोकने काम सौपा गया था । वे इस कर्तव्य 
का पालन करने के लिए कस्टम गाड़ी के मामने बहे थे । तं । २फर से आने वाली एक संदिग्ध गाड़ी 
दिखायी दी । श्री पोष द्वारा रुकने के लिये किये गये मकेत को अ. हेलना करके उसने तमाशी से नमने 


34 


THE GAZETTT OF INDIA IXTRAORDINARY 


[Part I - u . 1 ] 


का प्रयत्न किया । रक जाने से बचने के प्रयत्न में लारो कस्टम गाड़ी से टकरा गयी जिससे बी पोष 
की घटनास्थल पर हा मत्व हो गयी । इस प्रकार की भोप ने अपना फर्तव्य पालन करते हुए अपने प्राणों 
का मलिदान किया । 


___ 2. यह पुरस्कार सीमाशुल्क , केन्द्रीय उत्पादन शुल्क न स्थल सीमा शुल्क विभागों के पदा 
धिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कार दिये जाने वाली योजना की कंडिका 1 के बर ( क ) ( i ) 
के अन्तर्गत दिया जाता है । या योजना भारत के राजट अमाधारण , ने भाग I बण्ड 1 में अधिसूचना 
म . 12/ 139/ 59- एडी - 5 नी दिनाक 5 नवम्बर , 1962 के का में प्रकाशित हुई थी तथा फलत . 
इसी के खण्ड ( ब ) के अन्तर्गत 12 - 9 - 1963 से 15 - 9 - 73 तक 10 वर्ष की अवधि के लिए 10 
रुपये प्रति माह की दर में उनकी विधवा के लिए देय वित्तीय भत्ता समें शामिल है । 


सं . 31 / 11/ 6 3 - ऐ - 3 मी -- --- गणतंत्र दिवस , 1964 के अवसर पर राष्ट्रपति केन्द्रीय 
उत्पादन शुल्क समाहर्तालय पश्चिम बगाल , कलकत्ता के निम्न वणित पदाधिकारी को , अपने जीवन 
को भी जोखिम में डालने वाला कार्य करते समय की गई असाधारण प्रशस्त सेवा के लिए महर्ष प्रशंसा 
प्रमाण -पत्र प्रदान करते है : 


पदाधिकारी का नाम ग वर्ष 
स्वर्गीय श्री धीरेन्द्र नाथ सरकार , 


सिपाही 


( मरणोपरान्त ) 


जिन सेवाओं के लिए प्रमाण-पत्र दिया गया है उनका विवरण 


18 अक्तूबर, 62 को , अवैध सामान ले जाने वाली एक मंदिग्ध कार का पता लगाने लगा 
अभिग्रहण करने के लिये कलकत्सा से करीब 20 मील दूर ता ही रोड पर एक निरोधक दल , जिसमे 
कि श्री सरकार भी थे, तैनात किया गया था । दल ने कार को तेज रफ्तार से जाते हुए देखा तपा एफ 
वैल -गाड़ी को सड़क के बीच में खड़ा कर उसे रोकने की कोशिश की । लेकिन संदिग्ध कार के हाइगर 
ने कार को बैलगाड़ी से टकरा दिया जिससे कि श्री सरकार की मत्यु घटनास्थल पर ही हो गई । इस 
प्रकार श्री मरकार ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राणों का मलिदान किया । 


2. यह पुरस्कार सीमा शक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क व स्थल सीमा शुल्क विभागों के पदा 
धिकारियों तथा कर्मचारियों को पुरस्कार दिये जाने वाली योजना की काका 1 के बण ( फ ) ( 1 ) 
के अन्तर्गत दिया जाता है । यह योजना भारत के गजट प्रसाधारण , के भाग I बण्ड 1 में अधिसूचना 
मंग्या 12/ 139/ 59-एडी - 3 बी , दिनाया 5 नवम्बर 1962 के रूप में प्रकाशित हुई थी तथा फलत : 
इसी के खण्ड ( ख ) के अन्तर्गत 5 नवम्बर, 1962 से 15 प्रमतूबर, 1972 तक की अमधि के लिए 
10 रुपये प्रति माह की दर से उनकी विधवा के लिए देय वितीय भना इस में शामिल है । 


सं . 31/ 11 / 63 -ऐसी - 3 बी --- गणतंत्र दिवस , 1964 के अमसर पर राष्ट्रपति , केन्द्रीय 
उत्पादन शल्क समाहप्तालय , मद्रास के निम्न वणित पदाधिकारी को अपने जीवन को भी जोखिम में 


[ PART I - Sec . 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


35 


डालने वाला कार्य करते समय की गई असाधारण प्रशस्त सेवा के लिये सहर्ष प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्रदान 
करते हैं : 


पराधिकारी का नाम तथा पर 


श्री के . अचुत्य मेनन, 

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के निरीक्षक । 
जिन सेवाओं के लिये प्रमाण-पत्र दिया गया उनका विवरण 


1 - 3 - 63 को श्री प्रचुस्य मेनन, जबकि वे समाहर्तालय के मुख्यालय की कस्टम्स प्रिन्टिम 
यूनिट के साथ थे, अवैध वस्तुओं के परिवहन करने वाली कुछ संदिग्ध मोटर गाड़ियों की खोज में थे । 
बे एक सरकारी गाड़ी में ये जिसको कि वे स्वयं चला रहे थे । उन्होंने एक संदिग्ध कार को मद्रास की 
ओर तेज रस्तार से जाते हुए देखा । उन्हनि उसका पीछा किया तया तीन मार उसके निकट पहुंचने 
की कोशिश की परन्तु प्रत्येक बार ड्राइवर रोके जाने से बच निकला । अन्ततः श्री मेनन ने संदिग्ध 
गाड़ी को पकड़ लिया तथा जब कार रेल के पुल के ऊपर सड़क के एक मोड़ पर थी उसका रास्ता काट 
कर उसे रुकने के लिए विवश किया । अपने जीवन के जोखिम पर भी यह साहसपूर्ण कार्य करने से गाड़ी 
तथा 71 , 000 रु . की मूल्य की अवैध वस्तुओं का अभिग्रहण हुआ । 


___ 2. यह पुरस्कार सीमा - सुल्क , केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा स्थल सीमा शुल्क विभामों के 
पदाधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कार दिये जाने वाली योजना । कंडिका 1 के खण्ड ( क ) 
( i ) के अन्तर्गत दिया जाता है । यह योजना भारत के गजट असाधारण , के भाग I खण्ड 1 में अधि 
सूचना संख्या 12/139/ 59 - ऐडी - 3 वी दिनांक 5 नवम्बर, 1962 के रूप में प्रकाशित हुई थी तवा 
फलतः इसी के खण्ड ( ब ) के अन्तर्गत 1 - 3 - 63 से 29 - 2 - 68 तक पांच वर्ष की अवधि के लिये 
25 रु . प्रति माह की दर से देय वितीय भत्ता इसमें शामिल है । 


सं० 31 / 11 /63- ऐशो - 3बी -वाणतण दिवस , 1964 के अवसर पर राष्ट्रपति , नम्बई 
कस्टम के निम्नवणित पदाधिकारी को अपने जीवन को भी जोखिम में डालने वाला कार्य करते समय 
की गयी असाधारण प्रशस्त सेना के लिये सहर्ष प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्रदान करते हैं : - - 


पदाधिकारी का नाम मा पद 

श्री बापू लक्षमण , 
सिपाही । 


जिन सेवाओं के लिये प्रमाण-पत्र दिया गया उनका विवरण 


श्री बापू लक्षमण अपने जीवन को भी जोखिम में डालकर कई लाख पयों की कीमत के स्वर्ण , 
मद्रा तथा अफीम को अभिग्रहण कराने के लिए उत्तरदायी रहे हैं । व अवैध क्रियाओं में लगे हए सरकारी 
पदाधिकारियों , जैसे पुलिस कास्टबिल , कस्टम सिपाही , प्रियन्टिव इन्सपेयटरों, को भी पकड़वाने में 
साधक बने हैं । 7 - 2 - 63 का उन्होंने 46, 620 रु . के मूल्य की घड़ियों को ले जाते हए एक पुलिस 
कास्टबिल को पकड़ा जिसने कि घड़ियों को कपड़े की एक पटी में छपा कर अपनी कमर 
में बांधा तुमा था । 


36 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[PART 1- 90, 1 ] 


यह पुरस्कार सीमा - शुल्क , केन्द्रीय उत्पादन शुरुक तथा स्थल सीमा - शुल्क विभागों के पदा 
पिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कार दिये जाने वाली योजना की कंडिका 1 के खण्ड ( क ) (i ) 
के अन्तर्गत दिया जाता है । यह योजना भारत के गजट अमाधारण , के भाग I खण्ड 1 में अधिमचना 
स . 12/ 139/59- एडी - 3 बी , दिनाक 5 नवम्बर, 1962 के रूप में प्रकाशित हुई थी तथा फलत . 
इसी के खण्ड ( ख ) के अन्तर्गत 7 - 2-- 6 3 से 6 - 2 - 6 8 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए 10 रु . 
प्रति माह की दर से देय वित्तीय भना इसमें शामिल है । 


मं० 31/11/ 63--- ऐ - 3 बी - गणतन्त्र दिवस, 1964 के अवसर पर राष्ट्रपति , केन्द्रीय 
उत्पादन शुल्क समाहर्तालय , पूना , के निम्नवणित पदाधिकारी को अपने जीवन के जोखिम पर भी 
कार्य करते समय की गयी असाधारण शस्त सेवा के लिये सहर्ष प्रशंसा प्रमाण -पत्र प्रदान करते हैं : 


पदाधिकारी का नाम और पद 


पंडित भीमराव चिपलकट्टी, 


केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के उप - अधीक्षक 


जिन सेवानों के लिए प्रमाण-पत्र दिया गया है उनका विवरण 


थी चिपलकट्री अपने जीवन काल में बहुत से अधिग्रहण के मामलों के लिये उत्तरदायी रहे 
हैं । उन्होंने स्वर्ण के कुख्यात तस्कर व्यापारियों की कार्यवाइयों का पता लगाने में असाधारण साहस 
दिवाया है । 1961 में , उन्होंने स्वण तस्करी के एक मामले मे विस्तारपूर्ण जांच पड़ताल की और 
अपराधियों द्वारा 25, 000 रुपये का अवैध पारितोषण का प्रलोभन देकर फमलाने के लिये किए गए 
प्रयत्नों के बावजद भी , उन्होने अभियोजन कार्य सफलतापूर्वक किया । उनका अपना कर्तव्य पालन 
फरते रहने पर भयकर परिणागों की धमकी भी दी गयी । वास्तव में , अभियोजन मामले के सफलता 
पूर्वक निपटारे पर वस्तुतः उनकी जान लेने की कोशिश की गयी , लेकिन अधिकारियों की सतर्कता ने 
उनकी कोशिश को निष्फल कर दिय । 7- 5- 1963 से 30- 10- 1963 की अवधि के दौरान मे 
उन्होंने लगभग 30, 000 ग्राम सोना पकड़नामा और इन मामलों में भी उन्होंने अनुकरणीय साहस 
दिवामा । 


2. यह पुरस्कार मीमा - शुल्क , केन्द्रीय उत्पादन शुल्क व स्थल भीमा - शुल्क विभागों के पदाधि 
कारियों और कर्मचारियों को पुरस्कार दिए जाने वाली पोजना की कंडिका 1 के खण्ड ( क ) ( i ) के 
अन्तर्गत दिया जाता है । यह योजना भारत के गजट अनाधारण , के भाग I खं , 1 में अधिसूचना सं० 
12/139/ 59- डी - 3 बी दिनाक 5 नवम्बर , 1962 के रूप में प्रकाशित हई थी । 


श्री पिपलकट्री अपो पद के कारण योजना के खंड ( ख ) के अन्तर्गत कोई वित्तीय भता पाने 
के पात्र नही है । 


# . 31 / 11/ 63 - ऐडी - 3 वो - गणतन्त्र दिवस 1964 के अवसर पर राष्ट्रपति, केन्द्रीय 
जस्थापन शाक समाहर्तालय मद्रास के निम्नगणित पदाधिकारी को , अपने जीवन के जोखिम पर भी 


PAIt I - SEC. Y 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


- 


- 


कार्य करते समय की गयी असाधारण प्रशस्त सेवा के लिये सहर्ष प्रसंशा प्रमाण-पत्र प्रदान करते हैं : --- 

पदाधिकारी का नाम प्रौर पर 

श्री एम० मधुरमन , 

उप निरीक्षक , केन्द्रीय उत्पादन शुल्क 
जिन सेवामों के लिए प्रमाण- पत्र दिया गया उसका विवरण 
14- 3-83 को श्री मुथुरमन , जव कि वे टिन्डीयनम् सीमाशुल्क के चलते फिरते दल के साथ 
थे , एक संदिग्ध कार के व्यक्तियों के साथ पूछताछ कर ही रहे थे कि एक दूसरी कार सहसा सीमाशुल्क 
दल द्वारा सकेत देने पर भी बिना रुके दौड़ कर निकल गयी । इस पर भी श्री मुथुरमन ने तुरन्त ही पहले 
बताई गई कार मे बैठकर उसका पीछा किया । कार को उन्होने स्वयं चलाया । दसगील तक तेज पीछा 
फरने के पश्चात् उन्होंने दूसरी कार को पकड़ लिया और उससे 35, 000 रुपये की कीमत का अवैध 
सामान पकड़ लिया । उसके बाद, उन्होंने उन दूसरी कारों को पकड़ने के लिये टिन्डीवनम् की मोर 
प्रस्थान किया जिनको उस दिशा से अवैध सामान ले जाते हुए बताया गया था । उसके थोडे ही देर 
बाप, उनको तेज रफ्तार से जाने वाली एक सैलून कार मिली । अनुकरणीय साहस के साथ वे सीधे ही 
इस कार की ओर बढ़े और इस प्रकार उसको बलास रोक दिया । अपने जीवन के गम्भीर जो . ख । पर 
किए गए इस साहसपूर्ण कार्य के परिणामस्वरूप 24, 000 रुपये की कीमत का अन्य अवैध सामान 
अभिग्रण किया गया । इस प्रकार उन्होंने एक ही दिन में 81, 000 रुपये की कीमत के तीन भभि 
ग्रहण कार्य कराये । 


2. यह पुरस्कार मीमाशुल्क , केन्द्रीय उत्पादन शुल्क व स्थल सीमा शुल्क विभागों के पदाधि 
कारियों तथा कर्मचारियों को पुरस्कार दिये जाने वाली योजना की कंडिका 1 के खंड ( क ) (i ) के 
अन्तर्गत दिया जाता है । यह योजना भारत के गजट असाधारण , के भाग I खंड 1 में अधिसूचना संख्या 
12/ 139/ 59- एजी - 3बी दिनांक 5 नवम्बर 1962 के रूप में प्रकाशित हुई थी तथा फनतः इसी 
के ( ख ) के अंतर्गत 14- 3-63 से 13- 3- 68 तक पाव वर्ष की अवधि के लिये 2 ) रुपये प्रति माह 
की दर से देय विसीय भत्ता इस शामिल है । 


सं० 31 / 11 / 63 - एडी० - बी - गणतन्त्र दिस, 1964 के अवसर पर राष्ट्रपति कस्टम 
हाउन , मद्रास के निम्न वणित पदाधिकारी को अपने जीवन के जोखिप पर भी कार्य करते समय की गयी 
प्रसाधारण प्रथस्त सेवा के लिये सहा प्रसशा -प्रमाग-पत्र प्रदान करते हैं : - - 

पदाधिकारी का नाम और पव 


श्री एल० बालासुबामनियन , 


प्रिवेन्टिय अफसर ग्रेड-II 


जिन मेकामों के लिए प्रमाण -पत्र दिया गया उनका विवरण 


28- 9-63 को बहुत अधिक प्रारम्भिक कार्य तथा कर्मठप्रायोजन के पश्च त श्री एल० बाला 
सबामनियन ने 9 लाख रुपये की कीमत के सोने को , जो मद्रास शहर में एक होटल मे एक कमरे में छिपा 
कर रखा हुआ था , अभिग्रहण करने में सफल हुए । उसके पश्चात् उन्होंने मान्य पदाधिकारियों 
की सहायता से, रात भर शहर की उस कार के लिये छान डाला जिसमें सोना चोरी से लाया 


THE CAZETTE OF INDÍA EXTRAORDINARY 


Part 1- SEC, 17 


38 


M 


बताया गया था और अंततः उसे 29- 9-1963 के प्रातः 8 बजे खोज लिया तथा अभिग्रहण कर लिया । 
अपनी पूछ-तांछ के आधार पर उन्होंने मालूम कर लिया था कि कार का ड्राइवर उसी होटल में ठ 
हमा था जहां से सोना अभिग्रहण किया गया था । श्री बालासुग्रामनियन उपको गिरफ्तार करने के लिये 
चल पड़े । ड्राइवर ने प्रतिरोध किया , पदाधिकारी का हाथ दांतों से काट लिया और उन पर पाक्रमण 
करने के लिये चाकू निकाल लिया । यद्यपि काटने के कारण उनको खून निकल रहा था और व्यक्तिगत 
गम्भीर खतरा उनके सामने था तथापि के ड्राइवर के साथ भिड़ गए, उसको पराभूत किया तथा 
गिरफ्तार किया । इसके बाद, श्री बालासुग्रामनियन ने बिना विश्राम किए मामले की पैरवी की और 
वे सभी अन्य सम्बंधित व्यक्तियों को भी गिरफ्तार कराने में सफल हुए । 


2. यह पुरस्कार सीमाशुल्क , केन्द्रीय उत्पादन शुल्क व स्थल सीमा शुल्क विभागों के पदाधि 
कारियों और कर्मचारियों को पुरस्कार दिए जाने वानी योजना की कंडिका 1 के खण्ड ( क ) ( i ) 
अन्तर्गत दिया जाता है । यह योजना भारत के गजट असाधारण , के भाग I खंड 1 में अधिसूचना स . 
12 / 139/ 59 - एसी - 3बा दिनांक 5 नवम्बर , 1962 के रूप में प्रकाशित हुई थी तथा फलतः 
इसी के खंड ( ख ) के अन्तर्गत 29 - 9 - 1963 से 28 - 9 - 1968 तक पांच वर्ष की अवधि के लिये 
20 रुपये प्रति माह की दर से देय वित्तीय भत्ता इसमें शामिल है । 


सं0 31/ 11/ 63 -- -एडी- 3बी - गणतंत्र दिवस , 1964 के अवसर पर राष्ट्रपति , सीमा शुल्क 
तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय , पांडिचेरी के निम्म वर्णित पदाधिकारी को सहर्ष प्रसंशा 
प्रमाण -पत्र प्रदान करते हैं :--- 

पदाधिकारी का नाम पौर पद 

श्री एस . जी . कोलंडे, 

निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क 
जिन सेवानों के लिए प्रमाण-पत्र दिया गया है उनका विवरण 


उन्होंने बत से अभिग्रहण कार्य कराने में असाधारण साहस दिखाया है । वे करीकल क्षेत्र में 
कुख्यात तस्कर व्यापारियों की कार्रवाईयों को दबाने के लिये उत्तरदायी रहे हैं और उस कठिन कार्य 
में उन्होंने अद्भुत साहस दिखाया है । 20- 11- 61 को उन्होंने महान निर्भयता के साथ और अपनी 
निजी रक्षा की कोई परवा न करके दक्षिण पूर्वी तट पर 2, 37, 500 रुपये की कीमत का सबसे बड़ा 
स्वर्ण लाभ कराया । 

___ 2. यह पुरस्कार सीमा शुल्क , केन्द्रीय उत्पादन शुल्क व स्थल सीमा शुल्क विभागों के पदाधि 
कारियों और कर्मचारियों को पुरस्कार दिये जाने वाली योजना की कंडिका 1 के खंड ( क ) (i ) के 
अन्तर्गत दिया जाता है । यह योजना भारत के गजट असाधारण , के भाग I खंड 1 में अधि चना सं० 
12/139/ 59 - एडी० - 3बी दिनाक 5 नवम्बर , 1962 के रूप में प्रकाशित हुई थी तथा फलतः 
इसो के खंड ( ख ) के अन्तर्गत 5- 11-1962 से 19- 11- 1966 तक की अवधि के लिये 25 रुपये प्रति 
माह की दर से देय वित्तीय भत्ता इसमें शामिल है । 


मी० एन० बनर्जी, 


अतिरिक्त सचिव , भारत सरकार । 


PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESA . 
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1964 


